रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L.- 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग , खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) . 
PART II _ Section. 3 --- Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 328 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 5 , 2012 / आषाढ़ 14 , 1934 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2012 /ASADHA 14, 1934 


No . 328] 


कृषि मंत्रालय । 
( कृषी एवं सहकारिता विभाग ) 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 जून , 2012 
सा. का .नि. 534( अ ). संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा वनस्पति 
संरक्षण संगरोध और संग्रह निदेशालय रसायन विज्ञान विषय भर्ती 
नियमावली, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली 
बनाते हैं , अर्थात् : 

1. लघु शीर्ष और प्रारम्भ . - - ( 1 ) इन नियमों को वनस्पति 
संरक्षण संगरोध और संग्रह निदेशालय रसायन विज्ञान विषय भर्ती 
( संशोधन ) नियमावली , 2012 कहा जायेगा । 

( 2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत 
होंगे । 
2. वनस्पति संरक्षण , संगरोध और संग्रह निदेशालय रसायन 

विज्ञान विषय , भर्ती नियमावली, 2012 , ( इसके बाद 
प्रधान नियमावली के रूप में कहा जाये ) में अनुसूची 


( ख ) स्तम्भ - 3 में वनस्पति संरक्षण अधिकारी ( रसायन 

विज्ञान ) के पद से संबंधित क्रम संख्या-2 में प्रवृष्टि 
(i) " सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ख अराजपत्रित 
( अननुसचिवीय ) " के लिए प्रवृष्टि " सामान्य केन्द्रीय 
समूह ख राजपत्रित ( अननुसचिवीय वर्गीय ) " 

प्रतिस्थापित की जायेगी । 
Ki) प्रवृष्टि " 4 अवर सचिव ( पादप रोग विज्ञान ) , कृषी एवं 

सहकारिता विभाग, सदस्य " के लिए " 4. अवर सचिव 
( पादप संरक्षण ) , कृषी एवं सहकारिता विभाग 

सदस्य ", प्रतिस्थपित की जायेगी । 
( ग ) स्तम्भ 11 में सहायक निदेशक ( रसायन विज्ञान ) के 

पद से संबंधित क्रम संख्या -3 में प्रवृष्टि " पदोन्नति : 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषी 
रसायन विज्ञान में एमएससी डिग्री अथवा रसायन विज्ञान 
में एमएससी डिग्री कार्बनिक या विश्लेषणात्मक रसायन 
विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ रसायन विज्ञान में एमएससी 
डिग्री सहित उक्त ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा के 
साथ पे - बैण्ड - 2 तथा साथ ही ग्रेड वेतन -4600 रुपये 
में वनस्पति संरक्षण अधिकारी (रसायन विज्ञान ) के 
लिए निम्नलिखित प्रवृष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी । 
नामत : : 
" पदोन्नति : 
उक्त ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन 
बैण्ड - 2, 9300 - 34800 रुपये तथा साथ ही ग्रेड वेतन 
4600 रु. में वनस्पति संरक्षण अधिकारी ( रसायन 
विज्ञान ) 


( क ) स्तम्भ - 12 में सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी 

( रसायन विज्ञान ) के पद के संबंध में क्रम संख्या -1 में 
प्रवृष्टि “ 4. अवर सचिव ( पादप रोग विज्ञान ) , कृषी एंव 
सहकारिता विभाग , सदस्य " निम्नलिखित प्रवृष्टि 
प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् : - - 
अवर सचिव ( पादप संरक्षण ), कृषी एवं सहकारिता 
विभाग सदस्य " , 


2463GI/ 2012 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II — SEC . 3 (1) ] 


( ) FTY - 11 # 34 - FAGYI ( THRA fash ) 

(b ) in serial number 2 relating to the post of Plant 
of a megi 4 * sice " 461 - in ang 

Protection Officer (Chemistry ) in column 3 ,(1) 

for the entry " General Central Service ,Group 
उक्त ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन 

B Non -Gazetted , (Non -Ministerial)", the entry 
05 - 3 tsaara 5400 # HET45 flash ( TH247 

" General Central Service, Group B ,Gazetted 
विज्ञान ) और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा 

(Non -Ministerial) shall be substituted . 
संस्थान से कृषी रसायन में एमएससी डिग्री या कार्बनिक 

in column 12 , for the entry “ 4 . Under Secrertary 
रसायन या विश्लेषणात्मक रसायन में विशेषज्ञता अहित 

( Plant Pathology ), Department ofAgriculture 
रसायन विज्ञान में एमएससी डिग्री धारक के लिए 

and Cooperation Member" , the entry " 4 . 
निम्नलिखित प्रवृष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् : 

Under Secretary (Plant Protection ),Department 
" ta : 

of Agriculture and cooperation Member" 

shall be substituted ; 
उक्त ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन 
05 -3 , 15600 - 39100 7441 an internet ser 

(c) in serial number 3 relating to the post of 

Assistant Director (Chemistry ), in column ll , 
5400 5. # HET45 faci " 

for the entry “ Promotion : 
[ 91. H. 12018/05/2010- 014 ( F1197 ) ] 

Plant Protection Officer (Chemistry ) in Pay 
an ,F ar( 414 - 1) 

Band -2 , with Grade pay Rs. 4600 with three 
years regular service in the grade with M . Sc . 

Degree in Agriculture Chemistry or in 
TC .-- - 799 f ast faiz 14 , 2012 71. 717.fal. 53 

Chemistry with specialisation in Organic 
STI HR775491 YTT- II QU5 -334 - 45 ( i) 

Chemistry or Analytical Chemistry from a 
प्रकाशित की गई थी , जिसे अब तक संशोधित नहीं किया 

recognized University of Institution " , the 
गया है । 

following entry shall be substituted, namely : 

" Promotion : 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

Plant Protection Officer ( Chemistry ) in Pay 
(Department ofAgriculture and Co-operation ) 

Band -2 , Rs. 9300 - 34800 with GradePay Rs. 4600 . 
NOTIFICATION 

,with three years regualar service in the grade " ;: 
New Delhi, the 26th June, 2012 

(d ) in serialnumber 4 relating to the post ofDeputy 
GS.R . 534 (E ). - In exercise of the powers conferred 

Director (Chemistry ), in column 11, for the entry 
by the proviso to article 309 of the Constitution , the 

" Promotion : 
President hereby makes the following rules to amend the 
Directorate of Plant Protection , Quarantine and Storage , 

Assistant Director (Chemistry ) in Pay Band - 3 , 
Chemistry Discipline Recruitment Rules, 2012 , namely : 

with Grade pay of Rs. 5400 with five years 

regular service in the grade and possessing 
1. Short title and commencement. - ( 1) These rules 

M .Sc. Degree in Agricultural Chemistry or 
may be called the Directorate ofPlantProtection , Quarantine 

M . Sc. in Chemistry with specialisation in either 
and Storage , Chemistry Discipline , Recruitment 

Organic Chemistry or Analytical Chemistry 
( Amendment) Rules , 2012 . 

- . . . 

from recognized University or Institution " , the 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

following entry shall be substituted, namely : 
publication in the OfficialGazette . 

" Promotion : 
2. In the Directorate of Plant Protection , 
. Quarantine and Storage , Chemistry Discipline , 

Assistant Director (Chemistry) in Pay Band -3 , 
Recruitment Rules, 2012 , (hereinafter referred 

Rs. 15600 - 39100 with Grade pay of Rs. 5400 
to as the principal rules) in the Schedule -- 

with five years regular service in the grade” . 
in serial number i relating to the post of 
Assistant Plant Proiection Officer ( Chemistry ) 

{F. No. 12018 /05/ 2010 -PP (Estt.)] 
in column 12 for the entry 4 . Under Secretary 

:: VANDANA JAIN ,Director (PP - 1) 
( Piant Pathology ) , Department of Agricuiture 
and Co- operation – Member" the following Note. -- The Principal Rulcs were published in the Gazette 
entry shall be substituted , namely : 

of India , Part 11, Section 3 , Sub -section (i) vide 
" 4 . Under Secretary (Plant Protection ), 

number G . S .R . 53 , dated the 1st March , 2012 , which 
Department ofAgriculture and Co -operation 

has not been amended so far. 
Member" ; 
Prinied by ile Manager, Government of inain Pross, Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Cazitrofier of Pubiications , Deini-110054 . 


(a ) 


